रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 98 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 98 


सत्यागपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड 
PART II - Section 3r- Sub - section (1)... 


। 
- 


- 


रत 


पाकिार से पकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 195 ] 
No. 195] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 29 , 1998 / ज्येष्ठ ३, 1920 
NEW DELHI , FRIDAY, MAY 29 , 1998 / JYAASTHA 8, 1920 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अभिसूचना 

नई दिल्ली , 29 मई , 1998 
सा. का . नि . 284 ( अ ) - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा (1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में 
मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी ( अधिवर्षिता तथा सेवा -निवृत्ति की आयु ) ( संशोधन ) विनियम , 1998 का अनुमोदन करती है । 
____ 2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
मु.प. क. ( अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति की आयु ) ( संशोधन ) विनियम, 1998 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 8 ) की धारा 124 ( 1 ) तथा ( 2 ) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मुरगांव पतन का न्यासी मंडल मु. प. क . ( अधिवर्षिता तथा सेवा-निवृत्ति की आयु ) विनियम , 1974 का पुनः संशोधन करने के लिए एतद्वारा 
निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( i) संक्षितत नाम : इन विनियमों को मु .प.क . ( अधिवर्षिता तथा सेवा -निवृत्ति की आयु) ( संशोधन ) विनियम, 1998 कहा जाएगा । 

( i) ये विनियम भारत के राजपत्र में केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
विनियम 4 का संशोधन : 
विनियम 4 को निकालकर उसे निम्नलिखित से, विनियम 4 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए : 
सेवा निवृत्ति की आयु को शासित करने वाला नियम : 

बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माह के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवा -निवृत्त होगा । 

किसी कर्मचारी जिसकी जन्मतिथि माह की पहली तारीख को है , उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पूर्वगामी माह के अंतिम दिन के अपराहत 
से सेवा से निवृत्त होगा । 
1483 G /98 


. 


" 


TH 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II ---SEC. 30 ] 
टिप्पणी : वह तारीख जब कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता , उसके निर्धारण के लिए नियुक्ति के समय कर्मचारी द्वारा घोषित जन्म की 

सारीख, जहां तक संभव हो अभिपुष्ट प्रलेखीय दस्तावेज जैसे कि मैट्रिक प्रमाण - पत्र अथवा जन्म पंजी के उद्धरण प्रस्तुत करने पर , यथोचित 
प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही जन्म की तारीख का निर्धारण किया जाएगा । इस प्रकार किसी कर्मचारी द्वारा घोषित तथा 
यथोधित प्राधिकारी द्वारा स्वीकार जन्म की तारीख को उसकी सेवा पुस्तिका तैयार करने के बाद अथवा किसी भी हालत में परिवीक्षा अवधि 
को समाप्ति अथवा विधिवत घोषित किए जाने के बाद, जो भी पहले हो, बदला नहीं जाएगा ।किसी कर्मचारी की जी की सारीखें में परिवर्तन 
सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद में किया जा सकता है जबकि यह स्थापित हो जाए कि सेवा- पुस्तिका में जन्म की तारीख दर्ज करने में 
वास्तव में लेखन त्रुटि हुई है । 

[ फा . सं . पी . आर . - 12016/ 17 /98 - पी .ई. -I ] 

के. बी . राव, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण 

मुख्य विमयमः केन्द्र सरकार की मयूही सं. पीईजी ( 35 ) 74 दिनांक 4.1.75 ( गोवा. दमन तथा दीव सरकार के सरकारी राजपत्र के , 

क्रमांक -III संख्या 4 दिनांक 25 - 4- 75 में प्रकाशित ) 
2. पश्चासूवर्ती संशोधन : . 

(i ) केन्द्र सरकार की मंजूरी सं . पीईजी( 8) 7s, दिनांक 2 - 4- 75 , ( गोवा, दमन तथा दीव सरकार के सरकारी राजपत्र सीरीज III, स . 
4 दिनांक 25 - 4 - 75 में प्रकाशित ) 
( i ) केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीईजी( 42 )/75, दिनांक 24 -12- 75, (गोवा , दमन तथा दीव सरकार के सरकारी राजपत्र सीरीज 
III , सं 45 दिनांक 5- 2 -76 में प्रकाशित ) 
( iii ) केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीईजी ( 15 ) /78, दिनांक अप्रैल, 1978 ( गोवा, दमन तथा दीव सरकार के सरकारी राजपत्र सीरीज 
HI , सं 7 दिनांक 18- 5 - 78 में प्रकाशित ) 
(iv ) केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीईजी ( 11 ) /78, दिनांक 23 - 5 - 78, ( गोवा, दमन तथा दीव सरकार के सरकारी राजयन सीरीज III , 
से 12 दिनांक 22 -6 - 78 में प्रकाशित ) 
( v) सा. का. नि . सं. 271 (ई) दिनांक 3- 3 - 1987 . 


1. 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Porta Wing ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th May , 1998 
G .S . R . 284 ( E ). -~ In oxercise of the powers conforted by sub -section ( 1) of section 124 , read with Sub - section ( 1) of 
Section 132 of the Major Ports Act ,1963 ( 38 of 1963 ) , theCentral Government hereby approves the Mormugao Port Employ 
ces (Superannuation and Age of Retirement) Amendment Regulations, 1998 made by the Board of Trusteos for the Port of 
Mormugao and set out in the Schedulo annexed to this notification . 
2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette . 


Acation . 


SCHEDULE 
M .P .E . ( SUPERANNUATION AND AGE OF 
RETIREMENT ) (AMENDMENT) 

REGULATIONS , 1998 


In exercise of the powers conferred under Section 28 read with Section 124 (1 ) and ( 2 ), of Major Port Trusts 
Act , 1963 ( 38 of 1963 ); the Board of Trustees for the Port of Mormugao horeby makes the following Regulations further 
to amend the M .P .E . (Superannuation and Age of Retirement ) Regulations, 1974 viz : 
1 . . (i) . , Short Title : These regulations may be called M.P. E. (Superannuation and Age of Retirement ) 

(Amendment) Rogulations, 1998 . 
They shall come into force from the date on which the approval of the Central Government is 
published in the Gazette of India . 


